BACHO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 आषाढ़ 1936 ( श०) 
संख्या 340 राँची , सोमवार 

21 जुलाई, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 
21 जुलाई , 2014 


संख्या- 11 / सू0अ0अधि0- 03 - 14 / 2014 का0 7335 -- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की 
धारा - 15 (3) के अधीन झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना 
आयुक्त की नियुक्ति हेतु माननीय राज्यपाल, झारखण्ड, राँची को अनुशंसा किए जाने के निमित्त चयन 
समिति का पुनर्गठन निम्न रूपेण किया जाता है: 
1. मुख्य मंत्री 

अध्यक्ष 
झारखण्ड, राँची 
नेता, विरोधी दल 

सदस्य 
झारखण्ड विधान सभा, राँची 
श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह , 
माननीय मंत्री,वित्त विभाग( सांस्थिक वित्त एवं 
राष्ट्रीय बचत सहित ), वाणिज्य- कर विभाग, 
ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग 

सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 21 जुलाई , 2014 


2. पूर्व में निर्गत एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-3688 दिनांक 6 जुलाई, 2011 को इस 
हद तक संशोधित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी, 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 340 - 50 | 


